सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 कार्तिक , 1943 ( श ० ) ) 


संख्या -562 राँची , मंगलवार , 


9 नवम्बर , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

11 अक्टूबर , 2021 
संख्या -4 / विविध - 10-01 / 2014 का . - 6432 -- श्री गौरी शंकर मिंज , से ० नि ० , भा ० प्र ० से ० को विभागीय ज्ञापांक 
7404 , दिनांक 13.09.2019 द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था एवं विभागीय 
आदेश सं०-5187 दिनांक 14.10.2020 द्वारा दिनांक 18.09.2020 से 17.09.2021 तक संविदा अवधि 
विस्तारित की गई थी । पुनः संविदा अवधि विस्तारित करने के संबंध में श्री गौरी शंकर मिंज के द्वारा समर्पित 
आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त पद पर श्री मिंज की संविदा अवधि दिनांक 18.09.2021 से 
17.09.2022 तक विस्तारित की जाती है । 

श्री मिंज कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची के प्रशासी नियंत्रण में 
विभागीय ज्ञापांक 7404 दिनांक 13.09.2019 द्वारा विहित शर्तों के अधीन विभागीय आदेश संख्या 1480 
दिनांक 08.03.2021 द्वारा आवंटित विभाग के जाँच पदाधिकारी के रूप में कार्यों को निष्पादित करेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 562 -- 50 


